निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 26 


24 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

15 जुलाई 2020 ( ई0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


और 2 , 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससी 0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम ० ए ० , 
एम ० एससी 0 , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

आदि । 
भाग- 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 -बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग- 5 - बिहार विधान मंडल में 

मंडल में पुर : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 - भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


उद्धरण। 


भाग - 4 -बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2-3 


2 


बिहार गजट, 15 जुलाई 2020 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा 

प्रकाशित 


सं 0 08 / अभि०-03-28 / 2014, सा ० प्र०-6078 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


24 जून 2020 
निगरानी थाना कांड सं0-68 / 2013 दिनांक 23.10.2013 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सुधीर कुमार झा, बि ० प्र ० से ०, 
कोटि क्रमांक -596 / 11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पातेपुर ( वैशाली) के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध निगरानी 
अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना द्वारा किया गया । उक्त क्रम में विधि विभाग के आदेश सं०-257 दिनांक 18.12.2014 द्वारा श्री झा 
के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी । जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक -501 / स्था ० दिनांक 05.06.2015 द्वारा 
श्री झा के विरूद्ध अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग करने , नाजायज लाभ पहुँचाने, बिना निबंधित दस्तावेज प्रारूप के आधार पर 
दाखिल खारिज की स्वीकृति नियम के विरूद्ध देते हुए नामान्तरण आदेश निर्गत करने संबंधी आरोप पत्र उपलब्ध कराया 


- 


गया । 


- 


जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र को विभागीय स्तर पर पुनगर्हित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के 
अनुमोदनोपरांत श्री झा से विभागीय पत्रांक -11574 दिनांक 10.08.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी । जिसके क्रम में 
श्री झा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक -845 दिनांक 31.08.2015) समर्पित किया गया । श्री झा के स्पष्टीकरण पर 
पत्रांक -1134 दिनांक 31.01.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी से मंतव्य की माँग की गया । जिला पदाधिकारी, वैशाली के 
पत्रांक -839 दिनांक 19.09.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ । 

सम्यक विचारोपरांत श्री झा के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-068 / 2013 दिनांक 23.10.2013 से संबंधित 
जाँच / परीक्षण की प्रगति की अद्यतन प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक -16565 दिनांक 05.12.2019 द्वारा पुलिस अधीक्षक, 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की गयी । जिसके आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक -120 दिनांक 07.01.2020 द्वारा यह 
प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कांड में श्री झा एवं अन्य के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत विभिन्न धाराओं के तहत 
भ्र ० नि ० अ०-1988 के अधीन आरोप पत्र सं०-53 दिनांक 22.08.2015 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है । यह भी 
सूचना दी गयी कि अभियुक्त गणों के विरूद्ध दिनांक 08.06.2017 को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोप का गठन किया 
गया है । 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2020 


3 


तदुपरांत श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण , जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी । सम्यक समीक्षोपरांत श्री 
झा के विरूद्ध नये प्रपत्र में आरोप पत्र पुनगर्हित करते हुए मामले की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी । 

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार झा, बि ० प्र० से ०, कोटि क्रमांक -596 / 11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों 
की विस्तृत जाँच बिहार पेंशन नियमावली -1950 के नियम 43 ( बी ० ) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक 
प्राधिकार द्वारा लिया गया है । इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त , बिहार , पटना एवं 
प्रस्तुतीकरण / उपस्थापन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें । 

श्री झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिव महादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


